पंजीकरण संख्या - यू 0 ए 0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0एन 0 / 30 / 2018-2020 


सरकारी 


गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड -19] रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 अगस्त, 2018 ई ० (भाद्रपद 03, 1940 शक सम्वत् ) [ संख्या-34 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

पृष्ठ संख्या 

वार्षिक चन्दा 


रु ० 


3075 


457-461 


1500 


541--554 


1500 


975 


.. 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 -विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण, 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क -नियम, कार्य-विधियां , आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड 

एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 -निदेशक , शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड 
भाग 6 - बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ 


91-94 


975 


975 


975 


975 


975 


195 


975 


5- पत्र आदि 


... 


1425 


457 - क 


458 


उत्तराखण्ड गजट , 25 अगस्त , 2018 ई० (भाद्रपद 03 , 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

गृह अनुभाग -1 


विज्ञप्ति / प्रोन्नति 


07 जून, 2018 ई ० 


संख्या 584 / xx - 1 / 2018–3(2) 2004-प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में पुलिस उपाधीक्षक , कनिष्ठ वेतनमान से 
पुलिस उपाधीक्षक , ज्येष्ठ वेतनमान में पदोन्नति हेतु दिनांक 05.06.2018 को सम्पन्न हुई चयन समिति की बैठक में लिए 
गए निर्णयोपरान्त चयन समिति की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को पुलिस उपाधीक्षक, 
कनिष्ठ वेतनमान से पुलिस उपाधीक्षक, ज्येष्ठ वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ग्रेड वेतन र 6,600 ( यथापुनरीक्षित) में पदोन्नत 
किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


क्र ० 
सं ० 


अधिकारी का नाम 


अभ्युक्ति 


1 . 


श्री परीक्षित कुमार 


श्री परीक्षित कुमार को उनसे आसन्न कनिष्ठ श्री प्रताप सिंह पांगती की 
पुलिस उपाधीक्षक , कनिष्ठ वेतनमान से पुलिस उपाधीक्षक, ज्येष्ठ वेतनमान 
के पद पर पदोन्नति की तिथि दिनांक 05.09.2014 से नोशनल रूप से 

तत्काल प्रभाव से 
तत्काल प्रभाव से 


2 . 


3 . 


श्री मिथिलेश कुमार सिंह 
श्रीमती जया बलोनी 
श्री रणजीत सिंह राणा 
श्री राजन सिंह 


4 . 


तत्काल प्रभाव से 


5 . 


तत्काल प्रभाव से 


विज्ञप्ति / प्रोन्नति 


07 जून, 2018 ई ० 


संख्या 586 / xx - 1 / 2018–3(2) 2004-प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में पुलिस उपाधीक्षक, ज्येष्ठ वेतनमान से 
अपर पुलिस अधीक्षक , श्रेणी -2 में पदोन्नति हेतु दिनांक 05.06.2018 को सम्पन्न हुई चयन समिति की बैठक में लिए 
गए निर्णयोपरान्त चयन समिति की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री परीक्षित कुमार को 
पुलिस उपाधीक्षक, ज्येष्ठ वेतनमान से अपर पुलिस अधीक्षक, श्रेणी-2, वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ग्रेड वेतन ₹ 6,600 
(यथापुनरीक्षित ) के पद पर उनसे आसन्न कनिष्ठ श्री हरेन्द्र पाल सिंह की अपर पुलिस अधीक्षक, श्रेणी-2 के पद पर 
पदोन्नति की तिथि दिनांक 27.03.2018 से नोशनल पदोन्नति प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष 
स्वीकृति प्रदान करते है । 

2. श्री परीक्षित कुमार को उक्त नोशनल पदोन्नति के लिए कोई एरियर देय नहीं होगा । श्री परीक्षित कुमार 
को पदोन्नति का वास्तविक लाभ कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा । 

आज्ञा से , 
आनन्द बर्द्धन, 
प्रमुख सचिव । 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 25 अगस्त, 2018 ई ० ( भाद्रपद 03 , 1940 शक सम्वत्) 


459 


न्याय अनुभाग -1 

अधिसूचना 
नियुक्ति 


02 अगस्त, 2018 ई ० 


संख्या 06 / नोएएफ 0 / XXXVI(1) / 2018-1 नो 0एफ0 / 2002 – नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या -53, सन् 1952 ) 
की धारा -3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके , श्री राज्यपाल महोदय , श्री नागेन्द्र सिंह राणा, अधिवक्ता को दिनांक 
02.08.2018 से अग्रेत्तर पाँच वर्ष की अवधि के लिए जिला मुख्यालय, रूद्रप्रयाग में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज 
रूल्स, 1956 के नियम -8 के उपनियम ( 4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके , यह भी निदेश देते हैं कि 
श्री नागेन्द्र सिंह राणा, का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गए नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय । 


आज्ञा से , 

मीना तिवारी, 
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी। 


In pursuance of the provisions of Clause (3 ) ofArticle 348 ofthe Constitution , the Governor is pleased to 
order the publication of following English Translation of Notification No. 06/ No.- FIXXXVI( 1)/ 2018-1 No.F/ 2002 , 
dated August 02 , 2018 . 

NOTIFICATION 

Appointment 

August 02 , 2018 
No. 06/ No.- FIXXXVI( 1 )/ 2018-1 No.F/ 2002 --In exercise of the powers conferred by Section 3 of the 
Notaries Act, 1952 ( ActNo.- 53 of 1952), the Governor is pleased to appointMr.Nagendra Singh Rana,Advocate 
as Notary for a period of five years with effect from 02.08.2018 for District Headquarter, Rudraprayag and in 
exercise of the powers conferred by sub -rule (4 ) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of 
Mr. Nagendra Singh Rana be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act. 


By Order, 
MEENA TIWARI, 
Principal Secretary, Law-cum- L.R. 


चिकित्सा अनुभाग -2 

अधिसूचना 


30 जुलाई , 2018 ई० 


संख्या 1237 / XXVII - 2-2018 / 04( 219) 2001- मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम , 1994 की धारा 9 के अधीन 
एवं मानव अंग प्रत्यारोपण नियमावली, 1995 ( यथासंशोधित नियमावली, 2008) के प्रस्तर 6( A ) और 6( B ) में निहित 
प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नवत् राज्य स्तरीय ऑर्थोराइजेशन कमेटी गठित किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष 
स्वीकृति प्रदान करते हैं । इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या -110 / XXVIll - 2 / 04(219) 2001, 
दिनांक 30.01.2014 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है: 


460 


[ भाग 1 


उत्तराखण्ड गजट , 25 अगस्त , 2018 ई ० (भाद्रपद 03. 1940 शक सम्वत्) 
प्रमुख सचिव / सचिव, चि ० स्वा 0 एवं प 0 क 0, उत्तराखण्ड शासन अथवा नामित प्रतिनिधि 


1 . 


अध्यक्ष (पदेन ) 


2 . 


अधीक्षक, दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून 


सदस्य ( पदेन ) 


3 . 


सदस्य (पदेन ) 


वरिष्ठ सर्जन, दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून 
वरिष्ठ फिजीशियन / नेफ्रोलॉजिस्ट, दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून 


4 . 


सदस्य ( पदेन ) 


5 . 


डा 0 सुमन सेठी, अध्यक्ष, आई 0 एम 0 ए0, देहरादून ब्रान्च 


6 . 


डा ० अजय खन्ना, संयुक्त सचिव , आई ० एम ० ए 0, उत्तराखण्ड 


7 . 


महानिदेशक , स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून अथवा नामित सदस्य 


सदस्य (पदेन ) 


2 . उक्त कमेटी मानव अंग प्रत्यारोपण के सम्बन्ध में आवेदकों के आवेदन - पत्रों की नियमानुसार जाँच व 
परीक्षण करेगी । 


3. पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना के जारी होने से 03 वर्ष तक होगा । 


आज्ञा से , 
नितेश कुमार झा , 

सचिव । 


विधान सभा सचिवालय 

उत्तराखण्ड 
( अधिष्ठान अनुभाग) 

31 जुलाई , 2018 ई ० 
संख्या 1125 / वि ० स ० / 47 / अधि 0 / 2001 -वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड -2, भाग-2 के 

मूल नियम -5 

-56 (ग ) एवं ( ङ) 
में उल्लिखित स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्राविधानों के अन्तर्गत श्री लक्ष्मी चन्द्र, अनु सचिव ( लेखा) विधान सभा सचिवालय, 
दिनांक 31.07.2018 अपराह्न को सेवानिवृत्त हो गये । 


जगदीश चन्द्र , 

सचिव । 


उच्च शिक्षा अनुभाग -07 

कार्यालय ज्ञाप 


02 अगस्त, 2018 ई ० 


संख्या 502 / XXIV ( 7) / 2018-03( घो ०) 18 - एतद्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राजकीय महाविद्यालय, बेतालघाट , 
जनपद नैनीताल का नाम तत्काल प्रभाव से " स्व ० खेमचन्द डोर्बी राजकीय महाविद्यालय, बेतालघाट ( नैनीताल) किए 
जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं । 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 25 अगस्त , 2018 ई ० (भाद्रपद 03, 1940 शक सम्वत् ) 


461 


कार्यालय ज्ञाप 


03 अगस्त, 2018 ई ० 


संख्या 503 / XXIV (7) / 2018-08( घो ०)18 - एतद्द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राजकीय महाविद्यालय, मुनस्यारी, 
जनपद पिथौरागढ़ का नाम तत्काल प्रभाव से “ स्व 0 डा 0 रघुनन्दन सिंह टोलिया राजकीय महाविद्यालय, मुनस्यारी 
(पिथौरागढ़) किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं । 

आज्ञा से . 
एम0 एम 0 सेमवाल, 

संयुक्त सचिव । 


पी ० एस ० यू० ( आर0 ई 0) 34 हिन्दी गजट / 436 - भाग 1-2018 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2018-2020 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 अगस्त , 2018 ई० (भाद्रपद 03, 1940 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL 

NOTIFICATION 


July 19, 2018 


No. 226 / UHCIXIV- a/ 34/ Admin.A/ 2016 -- SriAmit Bhatt, Civil Judge( Jr. Div.), Gairsain, District Chamoli is 
hereby sanctioned medical leave for 20 days w.e.f. 14.05.2018 to 02.06.2018 . 

By Order ofHon ble the Administrative Judge , 

Sd / 

Registrar (Inspection ). 
NOTIFICATION 


August 04, 2018 
No. 230 /UHCIAdmin.A/ 2018-- Ms. Parul Thapliyal, 3rd Additional Civil Judge ( Jr. Div.), Kashipur 
District Udham Singh Nagar is posted as 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.),Kashipur,District Udham Singh Nagar, 
in thevacant Court . 


NOTIFICATION 

August 04, 2018 
No.231 /UHC /Admin.A / 2018 --Ms. Chandreshwari Singh , JudicialMagistrate- ill, Dehradun is posted as 
Judicial Magistrate -II, Dehradun, in the vacant Court. 

NOTIFICATION 

August 04, 2018 
No. 232 /UHC / Admin.A /2018 -- SriPuneet Kumar 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div .), Udham Singh Nagar 
is posted as 1st Additional Civil Judge (Jr. Div .), Udham Singh Nagar, in the vacant Court. 


541 - ख 


542 


BTRICUE TOT, 25 3141ST, 2018 0 ( HIGYT 03, 1940 y act ) 


[ATT 1-5 


NOTIFICATION 

August 04, 2018 
No. 233 /UHC /Admin.A /2018 --Ms. Shikha Bhandari, JudiciaiMagistrate -IV, Dehradun is posted as Judicial 
Magistrate - III, Dehradun , vice Ms. Chandreshwari Singh . 

NOTIFICATION 

August 04 , 2018 
No. 234/UHC/Admin.A /2018 --Pursuant to theGovernment Notification /AppointmentNo. 250 /XXX (4 ) 
2018-04 (2 )/2018 , dated 31.07.2018 ,Ms. Poonam Todi is posted as JudicialMagistrate-il, Roorkee , DistrictHardwar, in 
the vacant Court. She is appointed in the said Court U /S 11 (2 ) of the Code of Criminal Procedure, 1973. 

NOTIFICATION 


August 04, 2018 
No. 235 /UHCIAdmin.A /2018 -- Pursuant to the Government Notification /AppointmentNo. 250 /XXX (4 )/ 
2018-04 (2 ) 2018 , dated 31.07.2018 , Ms. Pallavi Gupta posted as Judicial Magistrate -IV , Dehradun , 
vice Ms. Shikha Bhandari. She is appointed in the said Court U /S 11(2 ) of the Code of Criminal Procedure , 1973 . 

NOTIFICATION 

August 04 , 2018 
No. 236 /UHC/ Admin.A /2018 --Pursuant to the Government Notification /Appointment No. 250 /XXX (4 ) 
2018-04 (2 )/ 2018 , dated 31.07.2018 , Ms. Urvashi Rawat is posted as 2nd Additional Civil Judge ( Jr. Div .), 
Haldwani, District Nainital, in the vacant Court. 


NOTIFICATION 


August04 , 2018 
No. 237 /UHC /Admin.A / 2018 --Pursuant to the GovernmentNotification /Appointment No. 250 /XXX (4 )/ 
2018-04 (2 )/ 2018 , dated 31.07.2018 , Sri Shalendra Kumar is posted as Civil Judge ( Jr. Div.), Dhari, District 
Nainital, in the vacantCourt. 


NOTIFICATION 


August 04 , 2018 
No. 238 /UHCIAdmin.A /2018 --Pursuant to the Government Notification / AppointmentNo. 250 /XXX (4 ) 
2018-04(2 ) 2018 , dated 31.07.2018 , Ms. Chairab Batra is posted as 2nd Additional Civil Judge ( Jr. Div .), 
Udham Singh Nagar, vice Sri Puneet Kumar. 

NOTIFICATION 

August 04 , 2018 
No.239/UHC /Admin.A /2018 --Pursuant to the GovernmentNotification /Appointment No. 250 /XXX (4 ) 
2018-04 (2 )/ 2018 , dated 31.07.2018 , Ms. Karishma Dangwal is posted as JudicialMagistrate, Almora , in the 
vacant Court. She is appointed in the said Court U / S 11 (2 ) of the Code of Criminal Procedure , 1973 . 

NOTIFICATION 

August 04, 2018 
No.240 /UHC/Admin.A / 2018 -- Pursuantto the Government Notification /Appointment No.250 /XXX (4 ) 
2018-04( 2 ) 2018 , dated 31.07.2018 , Ms. Tanuja Kashyap is posted as 3rd Additional Civil Judge (Jr. Div .), 
Kashipur, District Udham Singh Nagar, vice Ms. Parul Thapliyal. 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट, 25 अगस्त, 2018 ई ० (भाद्रपद 03, 1940 शक सम्वत्) 


543 


NOTIFICATION 


August 04, 2018 
No. 241/UHC/ Admin.A /2018 --Pursuant to the GovernmentNotification /Appointment No. 250 /XXX (4 ) 
2018-04( 2 )/ 2018, dated 31.07.2018, Sri Manoj Singh Rana is posted as Civil Judge ( Jr. Div.), Kirtinagar , 
District Tehri Garhwal, in the vacant Court. 
Note : The officers , who are presently holding the camp Courts of Civil Judge ( Jr. Div .), Dhari 

(District Nainital) and Kirtinagar (District TehriGarhwal) will continue to hold camp Courts of 
said Courts till the officers , who are hereby being appointed regularly in these Courts join 
their respective stations after completion of their induction training. 


By Order of the Court, 

Sd/ 
NARENDRA DUTT , 

Registrar General. 


कार्यालय राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड 

(विधि - अनुभाग) 

20 जुलाई , 2018 ई ० 
ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य ), राज्य कर, 
देहरादून / हरिद्वार / रुड़की / रुद्रपुर / हल्द्वानी सम्भाग । 

पत्रांक 2556 / रा 0 कर आयु० उत्तरा0 / रा 0 क 0 मु ० / विधि - अनुभाग / 18--19 / देहरादून - उत्तराखण्ड शासन, 
वित्त अनुभाग -8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्याएँ 579/2018/10(120) / XXVII (8) / 2018 / CTR- 29 एवं 
612/2018/4(120) / XXVII (8) / 2018 / CTR - 12, समदिनांकित 18 जुलाई , 2018 का संदर्भ ग्रहण करें , 
जिनके द्वारा क्रमशः उत्तराखण्ड माल और सेवा कर ( सातवां संशोधन) नियम , 2018 एवं अधिसूचना 
संख्या 287/2018/4(120) / XXVII(8) / 2018 / CTR - 10 दिनांक 28 मार्च, 2018 में अग्रेतर संशोधन किया जाना 
अधिसूचित किया गया है । 


उक्त अधिसूचनाओं की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त अधिसूचनाओं की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर 
अपने अधीनस्थ समस्त कर -निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के 
पदाधिकारियों / व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष / सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें । 


वित्त अनुभाग -8 

अधिसूचना 

18 जुलाई, 2018 ई ० 
संख्या 579/2017/10(120) / XXVII( 8) / 2017 / CT - 29- श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर 
अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 164 सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 ( अधिनियम संख्या 1, वर्ष 1904 ) 
( उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सहर्ष, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर 
नियम , 2017 को अग्रेत्तर संशोधित करने के लिए अग्रसारित नियम बनाते हैं , अर्थात् 


544 


2 . 


उत्तराखण्ड गजट, 25 अगस्त, 2018 ई० (भाद्रपद 03, 1940 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
उत्तराखण्ड माल और सेवा कर ( सातवां संशोधन ) नियम, 2018 
संक्षिप्त नाम एवं 1. (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर ( सातवां संशोधन ) 
प्रारम्भ 

नियम , 2018 है । 

( 2) ये 12 जून, 2018 से प्रवृत्त समझे जायेंगे । 
नियम 129 का 

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे यहाँ आगे मूल नियम कहा गया है), के 
संशोधन 

नियम 129 में , “रक्षोपाय महानिदेश तथा रक्षोपाय महानिदेशालय शब्दों , जहाँ कहीं 

भी ये शब्द हैं , के स्थान पर मुनाफाखोरी - रोधी महानिदेशक शब्द रखे जाएंगे । 
नियम 130 का 3. “ मूल नियम के नियम 130 में रक्षोपाय महानिदेशालय शब्दों के स्थान पर , जहाँ वे 
संशोधन 

आएं हों मुनाफाखोरी - रोधी महानिदेशक शब्द रखे जाएंगे । 
नियम 131 का 4. " मूल नियम के नियम 131 में , रक्षोपाय महानिदेशालय शब्दों के स्थान पर 
संशोधन 

मुनाफाखोरी - रोधी महानिदेशक शब्द रखे जाएंगे । 
नियम 132 का 5. "मूल नियम के नियम 132 में , रक्षोपाय महानिदेशालय शब्दों के स्थान पर 
संशोधन 

मुनाफाखोरी - रोधी महानिदेशक शब्द रखे जाएंगे । 
नियम 133 का 6. “ मूल नियम के नियम 133 में , रक्षोपाय महानिदेशालय शब्दों के स्थान पर 
संशोधन 

मुनाफाखोरी - रोधी महानिदेशक शब्द रखे जाएंगे । 
in pursuance of the provisions of clause (3 ) ofArticle 348 of the Constitution of India the Governor is 
pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 579/2018/10 ( 120 )/ 
XXVII (8 )/ 2018 /CT- 29, dated July 18 , 2018 for general information . 

NOTIFICATION 

July 18, 2018 
No. 579/2018/10(120)/XXVII( 8)/ 2018/CT -29 --In exercise of the powers conferred by section 164 of the 
Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017 ) read with section 21 of the Uttar Pradesh General 
Clause Act, 1904 (Act No. 1 of 1904 ) (as applicable in the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to make 
the following rules to further amend the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 , namely: -- 

The Uttarakhand Goods and Services Tax (Seventh Amendment) Rules , 2018 


Short Title and 
Commencement 


Amendment in 
Rule , 129 


Amendment in 
Rule , 130 


1. (1 ) These rules may be called the Uttarakhand Goods and Services Tax 

(Seventh Amendment) Rules, 2018 . 
(2 ) They shall be deemed to have come into force with effect from the 

12 " day of June, 2018. 
2. In rule 129 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter 

referred to as the principal rules ), for the words " Director General of 
Safeguards ", wherever they occur, the words “Director General of Anti 

profiteering " shall be substituted . 
3. In rule 130 of the “ Principal Rules", in sub -rule (2 ), for the words " Director 

General of Safeguards", wherever they occur, the words " Director General of 

Anti -profiteering" shall be substituted . 
4 . In rule 131 of the " Principal Rules " for the words " Director General of 

Safeguards”, the words “ Director General of Anti-profiteering " shall be 

substituted. 
5. In rule 132 of the " Principal Rules" for the words “ Director General of 

Safeguards ", the words " Director General of Anti- profiteering " shall be 

substituted . 
6. In rule 133 of the " Principal Rules " for the words " Director General of Safeguards ", 

wherever they occur, the words " Director General of Anti- profiteering " shall be 
substituted. 


Amendment in 
Rule , 131 


Amendment in 
Rule , 132 


Amendment in 
Rule , 133 


545 


भाग 1 - क ] उत्तराखण्ड गजट , 25 अगस्त, 2018 ई ० (भाद्रपद 03, 1940 शक सम्वत् ) 

अधिसूचना 

18 जुलाई , 2018 ई० 
संख्या 612/2018/4(120 ) / XXVII( 8) / 2018 / CTR - 12- चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि 
लोकहित में ऐसा करना समीचीन है ; 

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय , उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 (2017 का 06 ) की धारा 11 
की उप -धारा (1) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 ( अधिनियम संख्या 1, वर्ष 1904) ( उत्तराखण्ड राज्य 
में यथाप्रवृत्त ) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उत्तराखण्ड शासन 
वित्त अनुभाग -8 की अधिसूचना संख्या 287/2018/4(120) / XXVII (8) / 2018 / CTR- 10 , दिनांक 28 मार्च, 
द्वारा अन्तिम बार यथासंशोधित अधिसूचना संख्या 522/2017/9(120) / XXVII (8) / 2017, दिनांक 29 जून , 2017 में 
निम्नलिखित अग्रेत्तर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं , अर्थात् 

उक्त अधिसूचना में , “ 30 जून, 2018 अंकों और शब्द के स्थान पर “ 30 सितम्बर, 2018* अंक और शब्द रखा 
जायेगा । 


2018 


आज्ञा से , 


अमित सिंह नेगी, 

सचिव । 
In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is 
pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 612/2018/4 (120)/XXVII(8 ) 
2018/CTR- 12, Dated July 18, 2018 for general information. . 

NOTIFICATION 


July 18, 2018 
No. 612/2018/4 (120 )/XXVII (8 )/2018 /CTR - 12--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is 
expedient so to do in public interest; 

Now , THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) ofsection 11 of the Uttarakhand 
Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017 ) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clause 
Act , 1904 (Act no . 1 of 1904 ) (as applicable in the State of Uttarakhand), on the recommendations of the 
Council, the Governor is pleased to allow to make the following further amendment in the notification of the 
Governmentof Uttarakhand , Finance Section -8 , No. 522/2017/9( 120 )/XXVII (8 )/2017, dated 29th June, 2017 , 
last amended vide notification No. 287/2018/4 ( 120 )/XXVII(8 )/2018 /CTR - 10 , dated the 28th March , 2018 , namely :-- 

In the said notification , for the figures, letters and words “ 30th day of June , 2018 ", the figures, letters 
and words " 30th day of September, 2018 " shall be substituted . 


By Order, 


AMIT SINGH NEGI, 

Secretary. 


विपिन चन्द्र , 


अपर आयुक्त, राज्य कर , 
मुख्यालय, देहरादून । 


546 


[ भाग 1 - क 


उत्तराखण्ड गजट, 25 अगस्त , 2018 ई ० (भाद्रपद 03, 1940 शक सम्वत् ) 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन ), ऋषिकेश 


आदेश 


18 मई , 2018 ई ० 


पत्रांक 507 / ला ० / निलम्ब 0 / 2018 – विभिन्न प्रवर्तन अधिकारियों / पुलिस अधिकारियों द्वारा चालन अनुज्ञप्ति 
के विरूद्ध की गई कार्यवाही की संस्तुति पर लाइसेन्सधारकों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया । लाइसेन्सधारकों 
द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होने के कारण चालन अनुज्ञप्तियों के विरूद्ध जनसुरक्षा 
को ध्यान में रखते हुए, अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में , मैं , डा 0 अनीता चमोला, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 
ऋषिकेश, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा -19 की उपधारा -1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
निम्नलिखित लाइसेन्सों को उनके सम्मुख अंकित अवधि तक निलम्बित करती हूँ: 


क्र 0 / लाइसेन्सधारक का नाम व 
सं ० 

पता 


लाइसेन्स संख्या / श्रेणी संस्तुतिकर्ता अधिकारी 


अभियोग 


कृत 
कार्यवाही 
निलम्बित 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1. श्री विनोद कुमार पुत्र यूके -1420020046095, | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक . | शराब का सेवन 21.02.2018 
| श्री सुन्दर लाल बेलवाल, कार, हल्का मोटर वाहन 

टिहरी गढ़वाल 

कर , वाहन का से 
निवासी - वटखेम, (व्यवसायिक ) 

संचालन करना 20.05.2018 
पो 0 लामकोट , 

तक 
टिहरी गढ़वाल 

निलम्बित 
2. श्री यशपाल सिंह पुत्र यूके -1420120045437 . वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , शराब का सेवन | 19.02.2018 
श्री पूरन सिंह , कार, हल्का मोटर वाहन 

टिहरी गढ़वाल 

कर, वाहन का से 
निवासी -15 क्यारी तपोवन, (व्यवसायिक ) 

संचालन करना 18.05.2018 
मुनि की रेती, 

तक 
टिहरी गढ़वाल 

निलम्बित 
3 . 

श्री गिरिवर सिंह पुत्र यूके -1419960069653 , वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , शराब का सेवन 20.02.2018 
श्री सुरवीर सिंह, कार, हल्का मोटर वाहन 

टिहरी गढ़वाल 

कर , वाहन का से 
निवासी - ग्राम कोटियाल , (व्यवसायिक ). 

संचालन करना 19.05.2018 
रानीचौरी, टिहरी परिवहन यान 

तक 
निलम्बित 


4 . | श्री रोशन लाल पुत्र 

यूके -1420050024310, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , शराब का सेवन | 21.02.2018 
श्री बचन लाल , कार, हल्का मोटर वाहन 

टिहरी गढ़वाल 

कर, वाहन का से 
| निवासी ग्राम टिपली, (व्यवसायिक ). 

संचालन करना 20.05.2018 
पो ० - जाजल . परिवहन यान 

तक 
टिहरी गढ़वाल 

निलम्बित 
5. श्री शिव प्रसाद पैन्यूली पुत्र यूके -142009004853 , वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, क्षमता से अधिक | 18.02.2018 
श्री गोविन्द राम पैन्यूली, कार, हल्का मोटर वाहन 

टिहरी गढ़वाल 

सवारी बैठाना से 
निवासी -मुनि की रेती, (व्यवसायिक ) 

17.05.2018 
टिहरी गढ़वाल 

तक 
निलम्बित 


6. श्री रोजश सिंह पुत्र 

श्री रैतु सिंह, 
निवासी -ग्राम कान्डा, 

उत्तरकाशी 


यूके -142000003993.. 
कार , हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, शराब का सेवन 20.02.2018 
टिहरी गढ़वाल 

कर , वाहन का से 
संचालन करना 19.05.2018 

तक 
निलम्बित 


ज्ञानसून 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 25 अगस्त , 2018 ई ० (भाद्रपद 03, 1940 शक सम्वत् ) 


547 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 . 


श्री हंसराज सिंह पुत्र 
श्री अतर सिंह , 
निवासी -पट्टी सरोला, 
टिहरी गढ़वाल 


यूके -1420050064880. 
कार , हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , शराब का सेवन | 20.02.2018 
टिहरी गढ़वाल 

कर, वाहन का से 
संचालन करना 19.05.2018 

तक 
निलम्बित 


8. श्री पूर्णानन्द पुत्र 

श्री ऋषि राम , 
निवासी - चम्बा , 
टिहरी गढ़वाल 


यूके -1419970078124, 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , | शराब का सेवन 14.02.2018 
टिहरी गढ़वाल 

कर, वाहन का से 
संचालन करना 13.05.2018 

तक 
निलम्बित 


9 . 


यूके -1420120038879. 


श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र 
श्री धन सिंह, 
निवासी - सुदामा मार्ग, 
ऋषिकेश 


पुलिस अधीक्षक , 
उत्तरकाशी 


कार 


शराब का सेवन | 05.02.2018 
कर, वाहन का से 
संचालन करना 04.05.2018 

तक 
निलम्बित 


10. श्री पंकज थलवाल पुत्र 

श्री प्रेम सिंह थलवाल , 
निवासी -ढालवाल, 
टिहरी गढ़वाल 


तेज रफ्तार 


यूके -142010001382 , 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 


पुलिस अधीक्षक, 

उत्तरकाशी 


06.022018 

से 
05.05.208 

तक 
निलम्बित 


11. श्री केश्वानन्द खण्डूरी पुत्र यूके -1420050006059, 

श्री शिव प्रसाद खण्डूरी, कार, हल्का मोटर वाहन 
निवासी रेलवे रोड, (व्यवसायिक ) 
ऋषिकेश 


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, शराब का सेवन | 15.02.2018 
पौड़ी 

कर, वाहन का से 
संचालन करना 

14.05.2018 

तक 

निलम्बित 
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , शराब का सेवन | 16.02.2018 
पौड़ी 

कर, वाहन का से 
संचालन करना 15.05.2018 

तक 
निलम्बित 


12. श्री विमल कुमार पुत्र 


| श्री प्रताप चौधरी , 


यूके -1420120037411, 
मोटरसाइकिल 


निवासी - श्यामपुर, 


ऋषिकेश 


13. श्री भरत सिंह पुत्र 

| श्री आनन्द सिंह, 
निवासी -भट्ट गाँव , 
टिहरी गढ़वाल 


यूके -0920150015329, 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, शराब का सेवन 19.02.2018 
पौड़ी 

कर, वाहन का से 
संचालन करना 18.05.2018 

तक 
निलम्बित 


14. श्री राजेन्द्र सिंह चौहान पुत्र यूके -1420060049965 , 

श्री सुन्दर सिंह चौहान , कार, हल्का मोटर वाहन 
निवासी - गडयाला, (व्यवसायिक ) 
टिहरी 


पुलिस अधीक्षक , 

रूद्रप्रयाग 


शराब का सेवन | 10.02.2018 
कर, वाहन का से 
संचालन करना 09.05.2018 

तक 
निलम्बित 


ओवर स्पीड 


15. श्री सुरत सिंह पुत्र 

| श्री थेपड सिंह, 
निवासी - सौडाखाल , 
टिहरी गढ़वाल 


यूके -- 1420030042652 , 

पुलिस स्टेशन , 
कार, हल्का मोटर वाहन पोंटा साहिब , हि 0 प्र 0 
(व्यवसायिक ) 


25.02.2018 

से 
24.05.2018 

तक 
निलम्बित 


548 


उत्तराखण्ड गजट, 25 अगस्त, 2018 ई0 (भाद्रपद 03, 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


16. श्री अजय उभान पुत्र 

श्री राजेश कुमार उभान, 
निवासी - आवास विकास 
कॉलोनी, ऋषिकेश 


यूके 
--1420110027856, थानाध्यक्ष, एच० ए ०एल ०, शराब का सेवन | 11.02.2018 
मोटर साइकिल व कार | एयरपोर्ट ट्रैफिक पुलिस कर, वाहन का से 

स्टेशन, बैंगलोर सिटी, | संचालन करना 10.05.2018 
कर्नाटक 

तक 
निलम्बित 


ओवर लोड 


17. | श्री कोरू सिंह पुत्र 

श्री बैशाख लौहार, 
निवासी - सौड, 
टिहरी गढ़वाल 


यूके -1420060038491, 
कार , हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 


सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी, 

पौड़ी 


27.01.2018 

से 
26.04.2018 

तक 
निलम्बित 


18. श्री कमल सिंह पुत्र 

| श्री हरक सिंह, 
निवासी - नेहरू मार्ग, 
ऋषिकेश 


यूके -1420160095295. 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 


सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी, 

पौड़ी 


क्षमता से अधिक 27.01.2018 
सवारी बैठाना से 

26.04.2018 

तक 
निलम्बित 


19. श्री सुरेश चन्द्र पुत्र 

श्री मोर सिंह, 
|निवासी -चिन्यालीसौड , 
उत्तरकाशी 


यूके -1419940058324, 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 


पुलिस अधीक्षक , 

उत्तरकाशी 


क्षमता से अधिक 25.02.2018 
सवारी बैठाना से 

24.05.2018 

तक 
निलम्बित 


20. श्री जसवन्त सिंह पुत्र 

श्री फतेह सिंह, 
निवासी - रायवाला, 
देहरादून 


यूके -1420120039183, 
कार , हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक) 


पुलिस अधीक्षक , 

चमोली 


शराब का सेवन | 27.02.2018 
कर, वाहन का से 
संचालन करना 26.05.2018 

तक 
निलम्बित 


पुलिस अधीक्षक, 

चमोली 


21. श्री लक्ष्मीप्रसाद जोशी पुत्र यूके -1420010064002, 

| श्री मालदत्त जोशी, कार, हल्का मोटर वाहन 
निवासी - नेशविला रोड , (व्यवसायिक ) 
देहरादून 


शराब का सेवन 27.02.2018 
कर, वाहन का से 
संचालन करना 26.05.2018 

तक 
निलम्बित 


ओवर स्पीड 


22. श्री विक्रम सिंह पुत्र 

| श्री कल्याण सिंह, 
निवासी - सुयाल कुंड, 
टिहरी गढ़वाल 


यूके -1420000026794 , 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक) 


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , 

टिहरी गढ़वाल 


20.02.2018 

से 
19.05.2018 

तक 
निलम्बित 


23. श्री दिनेश चन्द्रा पुत्र 

श्री बालादत्त , 
निवासी - कर्णप्रयाग , 
चमोली 


यूके -14 / 3298 / 
आर0 के 0 एस 0 / 96, 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक) 


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , | सवारी को रास्ते | 23.02.2018 
टिहरी गढ़वाल 

में छोड़ना 

से 
22.05.2018 

तक 
निलम्बित 


24. श्री ललित कुमार पुत्र 

श्री रतन लाल, 
निवासी - प्रभात नगर , 
ऋषिकेश 


9733 / आर 0 के 0 एस 0 / 
| 2007, कार 


सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी, 

ऋषिकेश 


मोबाइल फोन 
का प्रयोग 


16.03.2018 

से 
15.06.2018 

तक 
निलम्बित 


भाग 1 - क 


उत्तराखण्ड गजट, 25 अगस्त, 2018 ई ० (भाद्रपद 03, 1940 शक सम्वत् ) 


549 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


25. श्री अंकित कुमार पुत्र 

श्री जोगिन्दर सिंह , 
निवासी - बापू ग्राम , 
ऋषिकेश 


यूके -1420140076959, 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 


सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी, 

ऋषिकेश 


भार वाहन में 
यात्री ढोना 


19.03.2018 

से 
18.06.2018 

तक 
निलम्बित 


ओवर लोड 


26. श्री खेम सिंह पुत्र 

श्री गोविन्द सिंह, 
निवासी - मुनि की रेती, 
ऋषिकेश 


यूके -1420090004237 , 
कार , हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 


सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी , 

ऋषिकेश 


19.03.2018 

से 
18.06.2018 

तक 
निलम्बित 


ओवर लोड 


पुलिस अधीक्षक , 

उत्तरकाशी 


27. श्री सोहन लाल पुत्र यूके -1420000066730. 
| श्री अमन सिंह, 

कार, हल्का मोटर वाहन 
निवासी - भीमल की चिलोटी, (व्यवसायिक ) 
धनोटी, टिहरी गढ़वाल 


06.03.2018 

से 
05.06.2018 

तक 
निलम्बित 


28. श्री दीपक सिंह पुण्डीर पुत्र यूके -1420060055426, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, शराब का सेवन 11.03.2018 
श्री कुन्दन सिंह पुण्डीर, कार, हल्का मोटर वाहन पौड़ी 

कर, वाहन का से 
निवासी चौरास, (व्यवसायिक) 

संचालन करना 10.06.2018 
टिहरी गढ़वाल 

तक 
निलम्बित 


29. श्री अलोक ध्यानी पुत्र यूके -1420150079406, 

श्री एस० पी ० ध्यानी, कार , हल्का मोटर वाहन 
निवासी - लक्ष्मणझूला रोड, (व्यवसायिक ) 
ऋषिकेश 


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, शराब का सेवन | 10.03.2018 
पौड़ी 

कर , वाहन का से 
संचालन करना 09.06.2018 

तक 
निलम्बित 


30. श्री संजय सिंह पुत्र 

श्री विजय सिंह , 
निवासी - रायवाला, 
ऋषिकेश 


यूके -1420150086386, | पुलिस इन्स्पेक्टर , हाई | शराब का सेवन | 15.01.2018 
मोटर साइकिल व कार ग्राउण्ड ट्रैफिक पुलिस | कर, वाहन का से 

स्टेशन, बैंगलोर संचालन करना 14.04.2018 

तक 
निलम्बित 


31. श्री मदन सिंह पुत्र 

श्री मेहरबान सिंह, 
निवासी- ऋषिकेश 


यूके -1420050023865, 
कार , हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , लापरवाही से 
टिहरी गढ़वाल 

वाहन का 
संचालन करना 


10.03.2018 

से 
09.06.2018 

तक 
निलम्बित 


32. श्री शिव सिंह पुत्र 

श्री नारायण सिंह, 
निवासी - कीर्तिनगर, 
टिहरी गढ़वाल 


यूके -1420020025219, 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , | शराब का सेवन | 16.03.2018 
टिहरी गढ़वाल कर, वाहन का से 
संचालन करना 15.06.2018 

तक 
निलम्बित 


पुलिस अधीक्षक, 

उत्तरकाशी 


33. श्री भगवान सिंह पुत्र यूके -1420040066218, 

श्री जगमोहन सिंह, कार , हल्का मोटर वाहन 
निवासी -ग्राम बामन गाँव, (व्यवसायिक ) 
डूण्डा, उत्तरकाशी 


क्षमता से अधिक 17.03.2018 
सवारी बैठाना से 

16.06.2018 

तक 
निलम्बित 


550 


उत्तराखण्ड गजट, 25 अगस्त, 2018 ई० (भाद्रपद 03, 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


34. श्री संजय बिष्ट पुत्र 

श्री उमेद सिंह, 
निवासी - ढालवाला, 
ऋषिकेश 


यूके -1420160095144, 
मोटर साइकिल व कार 


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , | शराब का सेवन | 01.04.2018 
पौड़ी 

कर, वाहन का से 
संचालन करना 30.06.2018 

तक 
निलम्बित 


35. श्री अनिल कुमार पुत्र 

श्री श्याम लाल, 
निवासी - बाडाघाट, 
टिहरी गढ़वाल 


यूके -1420070036193. 
कार , हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 


सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी, 

देहरादून 


क्षमता से अधिक 19.04.2018 
सवारी बैठाना से 

18.07.2018 

तक 
निलम्बित 


ओवर लोड 


36. श्री संजय कुमार पुत्र एचआर-021990118282, 
श्री हुकम सिंह, 

कार , हल्का मोटर वाहन 
निवासी नेपाली धर्मशाला, (व्यवसायिक ) 
ऋषिकेश 


सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी , 
बिजनौर, उ 0 प्र 0 


19.02.2018 

से 
18.05.2018 

तक 
निलम्बित 


37. श्री दिनेश सिंह पुत्र 

| श्री कल्याण सिंह, 
निवासी1 - प्रताप नगर, 
टिहरी गढ़वाल 


यूके -142070035285 , 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 


डीएसपी, ट्रैफिक , 
साउथ जोन , रोड 
सैफ्टी आर एण्ड डी , 

चण्डीगढ़ 


शराब का सेवन | 26.03.2018 
कर, वाहन का से 
संचालन करना 25.06.2018 

तक 
निलम्बित 


ओवर लोड 


38. | श्री हरीश नेगी पुत्र 

| श्री अमर सिंह, 
निवासी - ढालवाला, 
ऋषिकेश 


यूके -1420100012026, 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 


सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी, 

ऋषिकेश 


04.04.2018 

से 
03.07.2018 

तक 
निलम्बित 


04.04.2018 


सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी, 

ऋषिकेश 


मोबाइल फोन 

का प्रयोग 


39. श्री ऋषि देव जादली पुत्र यूके -1420120036808 , 

श्री राम बल्लभ जादली , मोटर साइकिल व कार 
निवासी -55 / 56. 
चन्द्रेश्वरनगर, 

ऋषिकेश 
40. श्री शिव प्रकाश पुत्र यूके -1420100014391 , 

श्री विशाल मणी थपलियाल, मोटर साइकिल व कार 
निवासी - वीरभद्र , 
ऋषिकेश 


03.07.2018 

तक 
निलम्बित 


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , शराब का सेवन | 01.04.2018 
टिहरी गढ़वाल 

कर, वाहन का से 
संचालन करना 30.06.2018 

तक 
निलम्बित 


यूके -1420070001959 , 
मोटर साइकिल 


41. श्री गौरव कान्त शर्मा पुत्र 

| श्री एस ० सी ० शर्मा, 
निवासी - गुमानीवाला, 
ऋषिकेश 


सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी, 

ऋषिकेश 


मोबाइल फोन 
का प्रयोग 


08.03.2018 

से 
07.06.2018 

तक 
निलम्बित 


42. सुश्री शोभा वर्मा पुत्री 

श्री विरेन्द्र वर्मा, 
निवासी - बापू ग्राम , 
ऋषिकेश 


यूके -1420140067563, 
मोटर साइकिल व कार 


सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी, 

ऋषिकेश 


मोबाइल फोन 
का प्रयोग 


16.03.2018 

से 
15.06.2018 

तक 
निलम्बित 


भाग 1 


क ] 


उत्तराखण्ड गजट, 25 अगस्त , 2018 ई ० ( भाद्रपद 03, 1940 शक सम्वत् ) 


551 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


ओवर लोड 


43. श्री रणजीत सिंह पुत्र 

श्री महिपाल सिंह, 
निवासी - आईडीपीएल , 
ऋषिकेश 


यूके -1420120040939. 
मोटर साइकिल , कार, 
हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक) 


सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी, 

ऋषिकेश 


22.02.2018 

से 


21.05.2018 


तक 
निलम्बित 


आवेर स्पीड 


44. श्री सुन्दर सिंह रावत पुत्र 

श्री जाटू सिंह रावत , 
निवासी - नागनी , 
टिहरी गढ़वाल 


यूके -1419930055621 , 
मोटर साइकिल , कार , 
हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 


सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी, 

ऋषिकेश 


18.04.2018 

से 
17.07.2018 

तक 
निलम्बित 


45. श्री सन्नी शाह पुत्र 

श्री विनोद शाह, 
निवासी - बूढाकेदार , 
टिहरी गढ़वाल 


यूके -1420070039804 , 
मोटर साइकिल व कार 


पुलिस अधीक्षक, 

उत्तरकाशी 


शराब का सेवन | 21.02.2018 
कर, वाहन का से 
संचालन करना 

20.05.2018 

तक 
निलम्बित 


आदेश 


21 जून, 2018 ई ० 
पत्रांक 615 / ला ० / निलम्ब0 / 2018 – विभिन्न प्रवर्तन अधिकारियों / पुलिस अधिकारियों द्वारा चालन अनुज्ञप्ति 
के विरूद्ध की गई कार्यवाही की संस्तुति पर लाइसेन्सधारकों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया । लाइसेन्सधारकों 
द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होने के कारण चालन अनुज्ञप्तियों के विरूद्ध जनसुरक्षा 
को ध्यान में रखते हुए, अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में , मैं , डा 0 अनीता चमोला, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , 
ऋषिकेश, मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा -19 की उपधारा -1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
निम्नलिखित लाइसेन्सों को उनके सम्मुख अंकित अवधि तक निलम्बित करती हूँ : 


क्र ० 
सं 0 


लाइसेन्सधारक का नाम व 

पता 


लाइसेन्स संख्या / श्रेणी | संस्तुतिकर्ता अधिकारी 


अभियोग 


कृत 
कार्यवाही 
निलम्बित 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 . 


श्री अतुल राणा पुत्र यूके -1420040027059, 
श्री माहिन्दर सिंह राणा, मोटर साइकिल व कार 
निवासी - ग्राम जागड डूण्डा, 
उत्तरकाशी 


उप पुलिस अधीक्षक , 
ट्रैफिक, साउथ आर 
एण्ड डी रोड, सफेटी, 

चण्डीगढ़ 


शराब का सेवन | 21.02.2018 
कर, वाहन का से 
संचालन 20.05.2018 

तक 
निलम्बित 


2 . 


श्री शरद कुमार पुत्र 
| श्री पी 0 एन 0 शर्मा, 
निवासी - तिलक रोड, 
ऋषिकेश, देहरादून 


यूके -1419940012587, 
मो ० सा ० , कार, 
हल्का मोटर वाहन 
( व्यवसायिक) 


सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी, 

ऋषिकेश 


क्षमता से अधिक 18.05.2017 
सवारी बैठाना से 

17.08.2017 

तक 
निलम्बित 


3 . 


श्री गोविन्द सिंह पुत्र 
| श्री दयाल सिंह , 
निवासी -छिद्रवाला , 
ऋषिकेश 


यूके -1420180001007 , 
मोटर साइकिल 


सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी, 

ऋषिकेश 


मोबाइल फोन 
का प्रयोग 


20.04.2018 

से 
19.07.2018 

तक 
निलम्बित 


552 


उत्तराखण्ड गजट, 25 अगस्त, 2018 ई ० ( भाद्रपद 03, 1940 शक सम्वत ) 


[ भाग 1 - क 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


4 . 


वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक , पौड़ी 


श्री भजन नेगी पुत्र यूके --1420130090153, 
श्री संग्राम सिंह नेगी, कार, हल्का मोटर वाहन 
निवासी - म 0 नं 0 126 . 

(व्यवसायिक). परिवहन 
शिशम झाडी, मुनि की रेती, यान 
ऋषिकेश 


शराब का सेवन | 21.04.2018 
कर, वाहन का से 
संचालन करना 20.07.2018 

तक 
निलम्बित 


5. श्री सूरज पुत्र 

श्री ओम प्रकाश, 
निवासी -252, गंगा नगर , 
ऋषिकेश 


यूके -1420160090396 , 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 


सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी, 

ऋषिकेश 


क्षमता से अधिक 13.03.2018 
सवारी बैठाना से 

02.06.2018 

तक 
निलम्बित 


6. श्री संजीव असवाल पुत्र 

श्री पुष्कर सिंह असवाल , 
निवासी -20, मुखर्जी मार्ग, 
ऋषिकेश 


यूके -1420140067484 , 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 


सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी, 

ऋषिकेश 


क्षमता से अधिक | 19.04.2018 
सवारी बैठाना से 


18.07.2018 


तक 
निलम्बित 


7. श्री संजय जाटव पुत्र 

श्री विश्वकर्मा सिंह जाटव , 
निवासी-523 , सुभाष 
बनखण्डी, ऋषिकेश 


यूके -1420120050212, 
कार , हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 


सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी, 

ऋषिकेश 


क्षमता से अधिक | 19.04.2018 
सवारी बैठाना से 


18.07.2018 


तक 
निलम्बित 


8 . 


श्री अमित कुमार पाल पुत्र 
श्री सुरेन्द्र कुमार, 
निवासी-ग्राम मनसा देवी , 
ऋषिकेश 


यूके -1420070051064 , 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक) 


सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी, 

ऋषिकेश 


क्षमता से अधिक 12.04.2018 
सवारी बैठाना से 


11.07.2018 


तक 
निलम्बित 


9 . 


ओवर स्पीड 


यूके -1420120038879, 
मोटर साइकिल व कार 


श्री विमलेश जगुडी पुत्र 
श्री वेद प्रकाश जगुडी, 
निवासी - वार्ड नं 0 02, 
ढालवाला, ऋषिकेश 


सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी, 

ऋषिकेश 


18.04.2018 

से 


17.07.2018 

तक 
निलम्बित 


यूके -142017101978, 
हल्का मोटर वाहन 


सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी, 

ऋषिकेश 


मोबाइल फोन 
का प्रयोग 


10. श्री ऋषभ कोठियाल पुत्र 

| श्री विनोद कुमार , 
निवासी - शिव विहार , 
गुमानीवाल, 
ऋषिकेश 


13.04.2018 

से 


12.07.2018 


तक 
निलम्बित 


11. श्री राजेश सिंह असवाल पुत्र यूके -1420110025478, 

श्री बिजेन्द्र सिंह असवाल, कार, हल्का मोटर वाहन 
निवासी-14 बीघा, 

(व्यवसायिक) 
ऋषिकेश 


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, शराब का सेवन 15.04.2018 
पौड़ी 

कर, वाहन का से 
संचालन करना 14.07.2018 

तक 
निलम्बित 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 25 अगस्त, 2018 ई ० (भाद्रपद 03, 1940 शक सम्वत् ) 


553 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


12. श्री ब्रिज पाल सिंह पुत्र 

| श्री दया राम, 
निवासी1-41, 

सर्वहरा नगर, 
ऋषिकेश 


यूके -1420080021117 , 
कार , हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, शराब का सेवन | 18.04.2018 
पौड़ी 

कर, वाहन का से 
संचालन 17.07.2018 

तक 
निलम्बित 


13. श्री राम किशोर सिंह पुत्र 

श्री नन्द किशोर , 
निवासी - ढालवाला, 
ऋषिकेश 


यूके -1420020042594, 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, शराब का सेवन | 17.04.2018 
पौड़ी 

कर, वाहन का से 
संचालन करना 16.07.2018 

तक 
निलम्बित 


14. श्री देवेन्द्र लाल पुत्र 

श्री भोपाल लाल , 
निवासी - ढालवाल, 
ऋषिकेश 


यूके -- 1420030036593. 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक) 


पुलिस अधीक्षक, 

रूद्रप्रयाग 


शराब का सेवन | 09.04.2018 
कर, वाहन का से 
संचालन करना 08.07.2018 

तक 
निलम्बित 


यूके -1420000080558. 
मोटर साइकिल व कार 


15. श्री गौरव पुत्र 

| श्री एम 0 सी 0 गुप्ता , 
निवासी - नीम करोली नगर, 
ऋषिकेश, देहरादून 


सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी, 

ऋषिकेश 


मोबाइल फोन 

का प्रयोग 


12.05.2018 

से 


01.08.2018 


तक 
निलम्बित 


16. सुश्री अन्नु लिम्बु पुत्री 
| श्री दल बहादुर लिम्बु , 
निवासी -छिददरवाला, 
ऋषिकेश 


यूके -1 

-1420130060936 , 
मोटर साइकिल 


सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी, 

ऋषिकेश 


मोबाइल फोन 
का प्रयोग 


20.04.2018 

से 


19.07.2018 


तक 
निलम्बित 


17. श्री बलवीर सिंह पंवार पुत्र 

श्री आर0 एस 0 पंवार, 
निवासी - सिवाडा खाल , 
टिहरी गढ़वाल 


यूके -1419960027965 . 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, | शराब का सेवन 30.04.2018 
पौड़ी कर, वाहन का 

से 
संचालन करना 29.07.2018 

तक 
निलम्बित 


18. श्री राजे सिंह पुत्र 

| श्री विजय सिंह, 
निवासी -मुनि की रेती, 
टिहरी गढ़वाल 


यूके -1419910026143, 
कार, हल्का मोटर वाहन 
(व्यवसायिक ) 


पुलिस अधीक्षक , 

चमोली 


शराब का सेवन 20.04.2018 
कर, वाहन का से 
संचालन करना 19.07.2018 

तक 
निलम्बित 


19. श्री राम लाल पुत्र 

| श्री बी 0 लाल , 
निवासी - चिन्यालीसौड, 
उत्तरकाशी 


यूके -1420070016933 , | आई / सी ट्रैफिक , उना, क्षमता से अधिक | 29.03.2018 
कार, हल्का मोटर वाहन हि 0 प्र 0 

सवारी बैठाना से 
(व्यवसायिक ) 

28.06.2018 

तक 
निलम्बित 


554 


उत्तराखण्ड गजट , 25 अगस्त, 2018 ई ० (भाद्रपद 03. 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


पुलिस अधीक्षक , 

चमोली 


शराब का सेवन 
कर, वाहन का 
संचालन करना 


11.04.2018 से 
10.07.2018 तक 

निलम्बित 


20. श्री दर्शन सिंह पुत्र यूके -1419880025285 , 
श्री मंगला सिंह , 

कार, हल्का मोटर वाहन 
निवासी त्यागी रोड, (व्यवसायिक ) 

देहरादून 
21. श्री प्रवेश सकलानी पुत्र यूके -1420170099379 . 

श्री विजय सकलानी , मोटर साइकिल व कार 
निवासी -मुनि की रेती, 
टिहरी गढ़वाल 


सहायक सम्भागीय मोबाइल फोन का 18.04.2018 से 
परिवहन अधिकारी, प्रयोग 

17.07.2018 
ऋषिकेश 

तक निलम्बित 


डा 0 अनीता चमोला, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

ऋषिकेश । 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग 

आदेश 

16 जुलाई, 2018 ई ० 
संख्या 516 / प्रवर्तन / लाइसेन्स / 2018 – मा 0 सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के सन्दर्भ 
सख्या 05 / 2014 / सी 0 ओ 0 आर0एस 0 पार्ट -3, दिनांक 18.08.2015, सन्दर्भ संख्या 05 / 2014 / सी 0 ओ 0 आर0एस0 - पार्ट -3, 
दिनांक 17.11.2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के विदित अभियोग में वाहनों 
के चालान कर, वाहन चालकों के लाइसेंस के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है । 

अतः दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेन्सिंग अधिकारी, रूद्रप्रयाग के 
रूप में , मैं , मोहित कुमार कोठारी, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा -19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए, निम्न चालकों के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ: 


डी ० एल ० संख्या व वैधता 


अभियोग 


चालानकर्ता 
प्रवर्तन अधिकारी 


निलम्बन 
अवधि 


1 . 


S.P.. 


UK-1320150007279, 
VALIDITY ( NT )-19.03.2035, 
VALIDITY ( T )-26.07.2019 


ओवरलोड सवारी 
( यात्री वाहन ) 


RUDRAPRAYAG 


16.07.2018 

से 
15.10.2018 


क्र ० 

चालक का नाम व पता 
सं 0 
| श्री विपुल चौहान पुत्र 
श्री मदन सिंह चौहान , 
ग्राम डमार, पो 0 भीरी, 

जनपद रूद्रप्रयाग 
2 . श्री सुमन सिंह रावत पुत्र 

श्री प्रेम सिंह रावत , 
ग्राम उत्तसू, 

जनपद रूद्रप्रयाग 
3. श्री सोनू पुत्र 
| श्री करन सिंह, 
ग्राम चद्रा एतमल्ली, 
थाना धानापुर , 
जनपद अमरोहा ( उ 0 प्र 0) 


1837/ RPG/09, 
VALIDITY ( NT )-08.12.2029 


तेज रफ्तार एवं 
खतरनाक संचालन 


S.P., REWARI , 
(HARYANA ) 


16.07.2018 

से 
15.10.2018 


UP23 20150007529 , 

तेज रफ्तार एवं 
|VALIDITY ( NT)-02.06.2035.| संकेत देने पर वाहन 
|VALIDITY ( T )-04.11.2019 को रोका नहीं गया 


ARTO , 
RUDRAPRAYAG 


16.07.2018 

से 
15.10.2018 


मोहित कुमार कोठारी, 
सहा ० सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

रूद्रप्रयाग । 
पी ० एस० यू ० ( आर 0 ई0 ) 34 हिन्दी गजट / 436 – भाग 1 - क -2018 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू0 ए 0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन0 / 30 / 2018-2020 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 अगस्त, 2018 ई० (भाद्रपद 03, 1940 शक सम्वत् ) 


भाग 3 
स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र , नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय 
निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
निदेशालय पंचायतीराज, उत्तराखण्ड , देहरादून 

अधिसूचना 

01 अगस्त, 2018 ई ० 
संख्या 997 / 3-40 / ग्रा ० पं 0 / 138 / 2018-19 - शहरी विकास अनुभाग -3, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना 
संख्या 934 / IV (3) 2018-1 (2 न 0 नि 0 ) / 2017 , दिनांक 05.04.2018 के द्वारा कतिपय राजस्व ग्रामों के नगरपालिका 
परिषद् , बागेश्वर में विलीन होने के कारण उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम , 2016 की धारा -3( क ) . 
धारा 4-1 (1 ) एवं धारा 4-1( 2) के अधीन तथा पंचायतीराज अनुभाग -1, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना 
संख्या 912 / XII / 2017-86(20) / 2017, दिनांक 09.06.2017 एवं अधिसूचना संख्या 913 / XII / 2017--86(20 ) / 2017 , 
दिनांक 09.06.2017 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , हरि चन्द्र सेमवाल, निदेशक , पंचायतीराज , उत्तराखण्ड, 
विकास खण्ड, बागेश्वर, जनपद बागेश्वर की ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन से सम्बन्धित पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति को संशोधित 
करते हुए, एतद्वारा निम्न सारणी के स्तम्भ 2, 3 एवं 4 में उल्लिखित राजस्व ग्राम , ग्राम सभा एवं पंचायत क्षेत्र को 
तद्नुसार स्तम्भ 6, 7 एवं 8 में विनिर्दिष्ट राजस्व ग्राम, ग्राम सभा एवं पंचायत क्षेत्र में विलुप्त / सम्मिलित किये जाने की 
स्वीकृति प्रदान करता हूँ । यह संशोधन जिलाधिकारी, बागेश्वर के प्रस्ताव / संस्तुति के आधार पर जारी किया जा रहा है: 


क्षेत्र पंचायत का नामम – बागेश्वर 

वर्तमान स्थिति 
राजस्व ग्राम का ग्राम सभा पंचायत क्षेत्र 

गजट 
नाम 

का नाम का नाम क्रमांक 


जनपद का नाम - बागेश्वर 

संशोधित स्थिति 


पंचायत 


गजट 
क्रमांक 


राजस्व ग्राम का 

नाम 


ग्राम सभा 
का नाम 


क्षेत्र का 


नाम 


- 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


13 


1. कठायतबाड़ा 


कठायतबाड़ा | कठायतबाड़ा | ग्राम पंचायत कठायतबाड़ा नगरपालिका परिषद् , 

बागेश्वर में विलीन 


91 - घ 


92 


1 


3 


4 


5 


6 


7 


33 


63 


104 


उत्तराखण्ड गजट , 25 अगस्त , 2018 ई ० (भाद्रपद 03, 1940 शक सम्वत्) 

[ भाग 3 
2 

8 
1. खोली 

खोली खोली 
33. 1. खोली 

खोली खोली 
2. भटोली 

2. भटोली ( पुनर्गठित) 
3. मिहिनिया 

3. मिहिनिया 
4. देवलडांग 

4. देवलडांग 
5, चमडेता 

5. चमडेता 
6. थौणाई 
( क्र 0 सं 0 124 से शामिल ) 
7. पडियारवाला 
| (क्र 0 सं 0 124 से शामिल ) 

8. कुमल्टा 
( क्र 0 सं0 124 से शामिल) 

9. बाडीखालसा 
( क्र 0 सं 0 124 से शामिल) 
10 .बागेश्वर ज्यूला 

| (क्र 0 सं 0 124 से शामिल ) 
1. जोलकाण्डे जोलकाण्डे जोलकाण्डे 63 . 1. जोलकाण्डे जोलकाण्डे | जोलकाण्डे 

2. थापली ( पुनर्गठित ) 

( क्र 0 सं 0 120 से शामिल) 
1. पाटली 

पाटली पाटली 

104 1. पाटली 

पाटली पाटली 
2. पौड़ी 

2. पौड़ी ( पुनर्गठित) 
3. कलौटा 

3. कलौटा 
4. रैखोली 

4. रैखोली 
5. गडियागांव 

( क्र 0 सं 0 128 से शामिल) 
1. फल्टनियाँ फल्टनिया फल्टनिया 

113 1. फल्टनिया फल्टनिया फल्टनिया 

( पुनर्गठित ) 
2. गाडगाव 

राजस्व ग्राम गाडगाव नगरपालिका परिषद् . 

बागेश्वर में विलीन 
1. बडेत 

बडेत बडेत 

राजस्व ग्राम बड़ेत नगरपालिका बागेश्वर में विलीन 
2. त्यूनरा 

राजस्व ग्राम त्यूनरा नगरपालिका बागेश्वर में विलीन 
3. थापली 
( क्र 0 सं 0 63 में शामिल) 
1. विनवालतिवाडी विनवालतिवाड़ी विनवालतिवाडी | राजस्व ग्राम विनवालतिवाडी नगरपालिका बागेश्वर में 

विलीन 
2. जुलकिया 

राजस्व ग्राम जुलकिया नगरपालिका बागेश्वर में 

विलीन 
3. थौणाई 
( क्र 0 सं 0 33 में शामिल ) 
4. डंगरौ 

राजस्व ग्राम डंगरौ नगरपालिका बागेश्वर में विलीन 
5. बलसूना 

राजस्व ग्राम बलसूना नगरपालिका बागेश्वर में विलीन 
6. पडियारवाला 
( क्र 0 सं 0 33 में शामिल ) 
7. कुमल्टा 
( क्र 0 सं 0 33 में शामिल ) 


113 


120 


124 


4 


5 


6 


7 


8 


भाग 3]] उत्तराखण्ड गजट , 25 अगस्त, 2018 ई ० (भाद्रपद 03 , 1940 शक सम्वत् ) 

93 
1 2 

3 
8. बाडीखलसा 
(क्र 0 सं 0 33 में शामिल ) 
9. बागेश्वर ज्यूला 

( क्र 0 सं 0 33 में शामिल ) 
128 1. बिलौना बिलौना बिलौना राजस्व ग्राम बिलौना नगरपालिका बागेश्वर में 

विलीन 


2. गडियागांव 
(क्र 0 सं 0 104 में शामिल ) 


138 


1. भतरौला 


भतरौला 


भतरौला 


ग्राम पंचायत भतरौला नगरपालिका बागेश्वर में विलीन 


2. जोग्याडीरौ 


150 


1. मजियाखेत 


मजियाखेत 


मजियाखेत 


ग्राम पंचायत मजियाखेत नगरपालिका बागेश्वर में 
विलीन 


153 


1. मण्डलसेरा 


मण्डलसेरा 


मण्डलसेरा 


ग्राम पंचायत मण्डलसेरा नगरपालिका बागेश्वर में 
विलीन 


158 


1. मेहनरबूगा 


मेहनरबूगा 


मेहनरबूगा 


ग्राम पंचायत मेहनरबूगा नगरपालिका बागेश्वर में 
विलीन 


190 


1. कफलखेत 


कफलखेत 


कफलखेत 


ग्राम पंचायत कफलखेत नगरपालिका बागेश्वर में 
विलीन 


191 


1. सैंज 


सैंज-2 


सैंज-2 


ग्राम पंचायत सैंज -2 नगरपालिका बागेश्वर में विलीन 


2. द्वाली 


अधिसूचना 


01 अगस्त , 2018 ई ० 


संख्या 998 / 3-40 / ग्रा 0 पं 0 / 70 / 2018-19 - शहरी विकास अनुभाग -3, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना 
संख्या 908IV (3) / 2018-1(14) / 2012, दिनांक रहित अप्रैल , 2018 के द्वारा कतिपय राजस्व ग्रामों के नगर निगम हरिद्वार 
में विलीन होने के कारण उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा 4-1( 2) के अधीन तथा पंचायतीराज 


अनुभाग -1, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 912 / XII / 2017-86(20) / 2017, दिनांक 09.06.2017 में 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , हरि चन्द्र सेमवाल, निदेशक , पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, विकास खण्ड, 
बहादराबाद , जनपद हरिद्वार की ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन से सम्बन्धित पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति को संशोधित करते हुए, 
एतद्वारा अग्रसारित सारणी के स्तम्भ 2, 3 एवं 4 में उल्लिखित राजस्व ग्राम , ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत को तद्नुसार 
ग्राम्य क्षेत्रों से विलुप्त किए जाने की स्वीकृति प्रदान करता हूँ । यह संशोधन जिलाधिकारी, हरिद्वार के प्रस्ताव / संस्तुति के 
आधार पर जारी किया जा रहा है : 


94 


[ भाग 3 


उत्तराखण्ड गजट , 25 अगस्त , 2018 ई ० ( भाद्रपद 03, 1940 शक सम्वत् ) 
क्षेत्र पंचायत का नाम बहादराबाद 

जनपद का नाम - हरिद्वार 
वर्तमान स्थिति 

संशोधित स्थिति 


गजट 
क्रमांक 


राजस्व ग्राम का 

नाम 


ग्राम सभा 
का नाम 


ग्राम 
पंचायत 


गजट 
क्रमांक 


राजस्व ग्राम का 

नाम 


ग्राम सभा 
का नाम 


ग्राम 
पंचायत 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


20 


सम्पूर्ण ग्राम पंचायत , नगर निगम हरिद्वार में विलीन 


1. जगजीतपुर जगजीतपुर जगजीतपुर 
2. देवपुर मुस्तकम 
3. देवपुर एहतमल 
4. हद्दीपुर 
1. सीतापुर ज्वालापुर | सीतापुर सीतापुर 

बाहर हदूद 


66 


सम्पूर्ण ग्राम पंचायत , नगर निगम हरिद्वार में विलीन 


हरि चन्द्र सेमवाल, 

निदेशक 


पी ०एस० यू ० ( आर ० ई० ) 34 हिन्दी गजट / 436 – भाग 3–2018 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू ० ए० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0एन0 / 30 / 2018-2020 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 अगस्त, 2018 ई० ( भाद्रपद 03, 1940 शक सम्वत् ) 


भाग 8 
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 


सूचना 
विवाह से पूर्व मेरा नाम प्रियंका सेमवाल था , विवाह उपरांत नाम बदलकर प्रियंका सकलानी रख लिया हैं । 
भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जाये । 
समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है । 

प्रियंका सकलानी पत्नी अरविंद सकलानी 
निवासी ग्राम कुलणा, पोस्ट कोटी 
डी -ब्लाक 83, अठूरवाला, भनियावाला , 

देहरादून 

सूचना 
हाईस्कूल प्रमाणपत्र में मेरा नाम त्रुटि से AJAYA KUMAR दर्ज हो गया है, जबकि मेरा वास्तविक नाम 
AJAY KUMAR हैं , भविष्य में मुझे AJAY KUMAR नाम से जाना जाये । 
समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है । 

अजय कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रकाश 
निवासी 517 टाईप -2, बीएचईएल, हरिद्वार 


पी ० एस ० यू ० ( आर0 ई ०) 34 हिन्दी गजट / 436 – भाग 8-2018 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


195 - ट 


